निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 फाल्गुन 1936 ( AO ) 
पटना , सोमवार , 16 मार्च 2015 


( सं० पटना 358 ) 


सं0 08 / आरोप - 01 - 76 / 2014, सा०प्र० - 486 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

9 जनवरी 2015 
चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री परमानन्द साह , बि०प्र०से०, ( कोटि 
क्रमांक - 1231 / 11) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, महिषी ( सहरसा) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सहरसा के 
पत्रांक - 308 - 1, दिनांक 20. 09 .2014 द्वारा इन्दिरा आवास योजना में धोखाधड़ी एवं जालसाजी का आरोप प्रतिवेदित 
किया गया , जैसा कि अनुलग्न प्रपत्र क में वर्णित है जिसमें वृहद जाँच की आवश्यकता है । 

उक्त आरोपों के क्रम में दर्ज महिषी ( सहरसा) थाना कांड सं० - 19 / 12, दिनांक 23.02.2013 में श्री साह 
प्राथमिकी अभियुक्त भी बनाये गये है तथा उक्त कांड सम्प्रति अनुसंधानान्तर्गत है । 

___ 2. अतः श्री साह के विरूद्ध अनुलग्न अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों की सांगोपांग जाँच, बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली - 2005 के नियम - 17 में विहित रीति से कराने का निर्णय लिया जाता है । 
इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी , प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल , सहरसा एवं उपस्थापन / प्रस्तुतीकरण 
पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा मनोनीत पदाधिकारी होंगे । 

3. श्री साह से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि 
संचालन पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित 
किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 358-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


